. 


. . 


. . 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 आश्विन , 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार 

5 अक्टूबर , 2016 (ई० ) 

विषय- सूची 


संख्या 31 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 469- 475 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान -सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


470 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 5 अक्टूबर , 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


संकल्प 
20 सितम्बर, 2016 


एस० ओ० - 91- रांची दिनांक 20 सितम्बर , 2016-- बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग 
अधिनियम १९९६ को विभागीय संकल्प संख्या २ / सी० एल०-१०-७/ २००१ श्र०नि० -२४० , दिनांक १८ -०२ 
२००३ द्वारा अंगीकृत किया गया हैं | 


बाल श्रमिक आयोग के सदृश्य एक अन्य आयोग “ झारखण्ड राज्य बाल अधिकार 
संरक्षण आयोग का गठन समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा 
किया गया हैं जो वर्ष २०१२ से कार्यरत है | 

दोनों आयोगों के कार्य एवं उद्देश्य में काफी समानता एवं एकरूपता है | एक ही तरह 
के कार्य एवं उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु राज्य में अलग - अलग दो आयोगों का होना प्रासंगिक नहीं 
है । साथ ही दोनों आयोगों के क्रियाकलापों में सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार का भी वहन 
करना पड़ता है । 

सम्यक विचारोंपरान्त झारखण्ड राज्यपाल “ झारखण्ड राज्य बाल श्रमिक आयोग को 
भंग करते हैं । 

[२ / सी० एल०- १०- ७/२००१ श्र०नि०- १९२० ] 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से | 


कृष्ण प्रसाद साहू, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


471 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 5 अक्टूबर, 2016 
मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य ) 


अधिसूचना 
15 सितम्बर 2016 ई० | 


संख्या- का०का सू०-07/ 2016 -3071/वि०स०-- मं०म०स०-05 /वि०स०सत्र०- 120/ 2016 -1168 -माननीया 
राज्यपाल महोदया झारखण्ड का दिनांक 8 सितम्बर, 2016 को निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के 
सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है : 

" भारत का संविधान के अनुच्छेद- 174 के खण्ड ( 2) के उप - खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं , द्रोपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक -17 
अगस्त, 2016 को विधान सभा की बैठक की समाप्ति के पश्चात झारखण्ड विधान सभा का 
सत्रावसान करती हूँ | " 


राँची, दिनांक 8 सितम्बर, 2016 ई० | 


द्रोपदी मुर्मू 
झारखण्ड के राज्यपाल | 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


472 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 5 अक्टूबर , 2016 


___ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

__ 22 सितम्बर , 2016 
संख्या - 13/ वरीय नि० सं०- 05/ 2016 का०-8249 -- श्री शिव पाल सिंह , अपर न्यायायुक्त- IV - सह 
विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० (पशुपालन घोटला मामले), राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
(भर्ती,नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम - 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/ 
( पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है | 

2. श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 24 जुलाई , 2014 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
23 सितम्बर , 2016 


संख्या-13/ न्या०नि०सं०- 33 / 2015का०-8262 -- श्रीमती स्वाति विजय उपाध्याय, परीक्ष्यमान सिविल 
जज ( जूनियर डिवीजन)- प्रशिक्षु, धनबाद जो न्यायिक सेवा में चयन के समय एल०एल०एम० की उपाधि 
धारण करती थीं, को विभागीय अधिसूचना सं० 4328, दिनांक 24 मई , 2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित 
शर्तों के साथ नियुक्ति की तिथि 27 जुलाई , 2015 के बाद पड़ने वाली पहली जुलाई अर्थात् 
1 जुलाई , 2016 के प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है: 

i. उक्त वेतनवृद्धि पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा | 
___ ii. यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेंगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


473 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 5 अक्टूबर, 2016 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
27 सितम्बर , 2016 


संख्या -3/नि०सं०-09- 07 / 2015 का . 8373-- श्री रवि रंजन मिश्र, झा०प्र०से०, संयुक्त सचिव,ऊर्जा 
विभाग, झारखण्ड, राँची को निम्नवत् अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
(1) दिनांक 7 जुलाई , 2016 से 29 जुलाई, 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत , 


( II ) दिनांक 30 जुलाई , 2016 से 31 जुलाई, 2016 शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश के रूप में | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 
27 सितम्बर , 2016 


संख्या-4/नि०सं०-12-313/ 2014 का .- 8409 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री अनन्त कुमार, 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , एगारकुण्ड , धनबाद के द्वारा उपभोग किये गये अवकाश दिनांक 
6 अगस्त , 2013 से 29 अगस्त , 2013 तक को उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता 
के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


474 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 5 अक्टूबर , 2016 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
27 सितम्बर , 2016 


संख्या -3 /नि०सं०-09 -31 / 2015 का . 8410-- श्री अरूण कुमार रतन , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
607 / 03 ), संयुक्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 1 जून , 2016 से 
13 जून , 2016 तक एवं दिनांक 27 जून , 2016 से 10 जुलाई , 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


475 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 5 अक्टूबर , 2016 

प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं ADITYA पिता SRI KAUSHAL KISHOR शपथ पत्र सं० 1665 दिनांक 
28 जून , 2016 के अनुसार ADITYA AMBASTH के नाम से जाना जाऊँगा । 

ADITYA एवं ADITYA AMBASTH दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT OF C /O RAJ KISHORE , 
BEHIND SHANKAR MEDICINE , MOHADDINAGAR , 
P. O . - MIRJANHAT , 
DIST _ BHAGALPUR, 
PIN CODE- 812005 , 
STATE - BIHAR 


PRESENT RESIDENT OF _ 405 , SHRI YAMUNAE , 
NEAR OVER BRIDGE, ANANTPUR , 
P .O .- DORANDA , 
P. S .- CHUTIA, 
DIST _ RANCHI, 
PIN CODE-834002 
STATE - JHARKHAND 


- - - - - - - - - - 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं RANJEETA KUMARI MAHATO पिता DEBA MAHATO पति NARENDRA SAHU 
शपथ पत्र सं० 2193 दिनांक 13 मई , 2014 के अनुसार RANJEETA SAHU के नाम से जानी 
जाऊँगी । 
__ RANJEETA KUMARI MAHATO एवं RANJEETA SAHU दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF- CHUNWA TOLI 
P. O .- KANTA TOLI , 
P. S .- LOWER BAZAR 
DIST _ RANCHI 
STATE _ JHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 31 -50 | 


